निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 356 ) 


7 वैशाख 1938 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 27 अप्रील 2016 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2016 
सं० वन अरा०स्था० - 15 / 2012 - 1352 / प०व० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग की बिहार वन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा 
शर्त नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । – (1) यह नियमावली बिहार वन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त 
( संशोधन ) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार में पर्यावरण एवं वन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में होगा । 
(3) यह तुरंत प्रवृत होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2013 के नियम - 5 का उपनियम ( 1 ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

___ "(1 ) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और शेष 15 प्रतिशत पद 
समूह " घ " के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हैं , से बिना किसी परीक्षा के 
वरीयता क्रम में भरे जायेंगे । सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पद अनुकम्पा के आधार 
पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 21 " April 2016 
No .Van Ara. Ashtha.- 15 / 2012- 1352/ E & F _ In exercise of the Power conferred by Provision 
to Article 309 of the Constitution of India . The Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following Rules to amend the Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment and Condition of Service ) 
Rule, 2013. 

____ 1 . Short title, extent and commencement – ( 1 ) These Rules may be called as the Bihar 
Forest Clerical Cadre (Recruitment and condition of Service (amended ) Rule , 2016 . 


faET TOE ( 3TITETU ) , 27 314 GT 2016 
( 2 ) It shall extend to all field offices of Environment and Forest Department in the whole of 
the State of Bihar . 

( 3) It shall come into force at once . 

2 . Suet released of Rule the said Rules, 5 the said Rule , 2013 shall be substituted by the 
following : 

“ ( 1) 85 % Post of the LDC shall be filled in by direct recruitment and rest of 15 % 
post shall be filled up in order at seniority without any examination from such group 
“ D ” employee, who have the qualifications of the appointment to the post of clerk , 10 % 
post out of the 85 % post of direct recruitment. Shall remain reserved for the appointment 
on compassionate ground .” 

By order of the Governor of Bihar, 

VIVEK KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOE ( 3FITETUT ) 356 - 571 + 500 - stoctonton 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


